. 


.. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 107 राँची, बुधवार 

5 मार्च , 2014 (ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
4 मार्च, 2014 


संख्या -4/नियुक्ति -01 -02/ 2014 का . 2249 --पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु 
उप समाहर्ता सुश्री मोनिया लता , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम) को अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सुश्री लता को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 
20) के तहत् सरायकेला- खरसांवा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की 
जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 मार्च 2014 


संख्या-4/नियुक्ति -01- 02 / 2014 का . 2250 --पाकुड़ में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्री 
दिवाकर प्रसाद चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला - मध्य प्रदेश) को अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, नगरउटारी अनुमण्डल , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
2. श्री द्विवेदी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20) के तहत् 
नगरउटारी अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति - 01 - 02 / 2014 का . 2251-- रामगढ़ में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्री 
विद्यानन्द चैधरी, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्री चैधरी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् 
गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2252--धनबाद में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री अरूणा कुमारी, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01- 02/ 2014 का . 2253--देवघर में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
श्रीमती प्रियंका सिंह , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- मुजफ्फरपुर , बिहार ) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्रीमती सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
देवघर जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2254-- सरायकेला- खरसांवा में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप 
समाहर्ता श्रीमती पारूल सिंह , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- उत्तर प्रदेश ) को अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 5 मार्च 2014 


2. श्रीमती सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-4/नियुक्ति - 01 -02/2014 का . 2255 -- गुमला में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता सुश्री 
कंचन सिंह , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20) के तहत् 
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2256--पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु 
उप समाहर्ता सुश्री गुंजन कुमारी सिन्हा, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- राँची ) को अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा - 20) के तहत् 
कोडरमा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति - 01-02/2014 का . 2257 -- धनबाद में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री मारूति मिंज , झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री मिंज को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् 
सिमडेगा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/2014 का . 2258 --लातेहार में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री सविता टोपनो, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- छूटी ) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री टोपनो को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
लातेहार जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 मार्च 2014 


संख्या-4/नियुक्ति -01-02 / 2014 का . 2259--पाकुड़ में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता सुश्री 
प्रीतिलता मुर्मू , झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच , गृह जिला- साहेबगंज ) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20) के तहत् 
दुमका जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 


संख्या- 4/नियुक्ति -01- 02/ 2014 का . 2260 -- साहेबगंज में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री अमृता खाखा , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- लातेहार ) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री खाखा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा - 20) के तहत् 
चतरा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2261-- गुमला में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता सुश्री 
अनिता केरकेट्टा , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- सिमडेगा) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा - 20 ) के तहत् 
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2262-- हजारीबाग में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
श्रीमती शशि नीलिमा डुंगडुंग, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- गढ़वा ) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्रीमती डुंगडुंग को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
लोहरदगा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-4/नियुक्ति -01 -02/ 2014 का . 2263--कोडरमा में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री रोशमा डुंगडुंग, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- सिमडेगा) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2 . सुश्री डुंगडुंग को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा-20) के तहत् 
पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 मार्च 2014 


संख्या -4/नियुक्ति-01- 02 / 2014 का . 2264--गिरिडीह में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
सुश्री सुकेशनी केरकेट्टा, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- सिमडेगा) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2265 -- सरायकेला- खरसांवा में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप 
समाहर्ता सुश्री यस्मिता सिंह, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् पूर्वी 
सिंहभूम , जमशेदपुर जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2266 -- जामताड़ा में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , मधुपुर अनुण्डल , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत् 
मधुपुर अनुण्डल , देवघर के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-4/नियुक्ति - 01- 02/ 2014 का . 2267-- देवघर में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्री 
रामरतन कुमार वर्णवाल , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- गिरिडीह ) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्री वर्णवाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
हजारीबाग जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -4/नियुक्ति -01- 02/ 2014 का . 2268 -- राँची में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्रीमती 
वेदवन्ती कुमारी, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- कोडरमा) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, बरही अनुमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 5 मार्च 2014 


2. श्रीमती वेदवन्ती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) 
के तहत् बरही अनुमण्डल , हजारीबाग के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती 


संख्या-4/नियुक्ति - 01 - 02 / 2014 का . 2269 --पलामू में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
श्रीमती संजू कुमारी , झा0प्र0से0 ( तृतीय बैच , गृह जिला - चतरा) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, बुण्डू अनुमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्रीमती संजू कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के 
तहत् बुण्डू अनुमण्डल , राँची के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/नियुक्ति -01 -02/2014 का . 2270 -- रामगढ़ में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता 
श्रीमती सुषमा बड़ाईक, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच , गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्रीमती बड़ाईक को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत् 
बरही राँची जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-4/नियुक्ति -01-02/ 2014 का . 2271-- दुमका में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्रीमती 
वन्दना भारती, झा0प्र0से0 ( तृतीय बैच , गृह जिला - देवघर ) को अगले आदेश तक अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 107 _ 50 | 


